निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 फाल्गुन 1935 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 13 मार्च 2014 


( संo पटना 298) 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचनाएं 

13 मार्च 2014 
सं0 8 / मु० ( संशोधन) - 76 / 2012 - 1122 — भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( अधिनियम - 11, 1899 ) की 
धारा - 74 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल , बिहार स्टाम्प मैनुअ 
के सेक्शन - I में वर्णित स्टाम्प एवं स्टाम्प पेपर्स के संरक्षण, आपूर्ति एवं विक्रय के लिए वित्त विभाग , बिहार सरकार के 
पत्रांक - 1051 - F दिनांक 19. 01.1950 द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमावली के 
नियम - 38 के उप - नियम ( 3) के बाद निम्नलिखित परन्तुक तुरत के प्रभाव से जोड़ते हैं : - 

" परन्तु ऐसे स्टाम्प पेपर्स जिनका उपयोग राज्य में बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा है तथा भविष्य में भी जिनके 
उपयोग की संभावना क्षीण है, को अप्रयोज्य मानते हुए विनष्ट किया जा सकेगा । " 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

संदीप पौण्डरीक, 

सरकार के सचिव । 

13 मार्च 2014 
सं0 8 / मु० (संशोधन) - 76 / 2012 - 1122 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से 
इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 348 के खंड ( 3 ) के अधीन उक्त राज्यादेश 
का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संदीप पौण्डरीक, 

सरकार के सचिव । 
The 13th March 2014 
No. 8 /MU . ( Amendment)- 76 / 2012 - 1122 — In exercise of the powers conferred under 
Section -74 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act 11 of 1899 ) the Governor of Bihar is please 
to add the following proviso after sub -rule ( 3 ) of Rule - 38 of Rules for the custody , supply 
and sale of stamps and stamped papers in Bihar notified under the authority of the 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 मार्च 2014 
Department of Finance , Government of Bihar s Letter No.- 1051- F Dated 19 .01. 1950 in 
Section - 1 , Part - III of the Bihar Stamp Manual 1955 with immediate effect: - 

" Provided such stamp papers, which are not consumed for a long time and likely 
hood of consumption of which in future also is remote, may be de 
unserviceable ." 

By order of the Governor of Bihar, 

SANDEEP POUNDRIK , 
Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 298 -571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih . nic .in 


